रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.-33004 /99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - Section1 . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY .. 


सं. 115 ] 
No. 115) 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 2 , 2011 / ग्येष्ठ 12 , 1933 
_ NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 2, 2011/ JYAISTHA 12 , 1933 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक 

नई दिल्ली, 2 जून , 2011 

सं . 51 /( आर ई- 2010 ) 2009 - 2014 
विषय : इंजीनियरिंग उत्पाद समूह के तहत सिओन ग - 593 का संशोधन 

फा, सं. 01/ 81 / 162 / 728 / एएम10 / डीईएस - 2. - विदेश व्यापार नीति , 2009- 2014 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - 2 में सिओन ग - 593 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं : 

2. सिओन ग -593 की आयात सूची की क्रम सं . - 1 को वर्तमान में " गैर एलॉय एचआर कॉयल/ प्लेट्स " के रूप में वर्णित किया गया 
है । इसके बाद इसे " संगत ग्रेड और मोटाई के , चाहे एलॉय स्टील अथवा गैर एलॉय स्टील के , गैर एलॉय/ एलॉय स्टील एचआर कॉयल/प्लेट्स के 
रूप में पढ़े जाने हेतु संशोधित किया जाता है । संगत निर्यात उत्पाद विवरण " एपीआई ग्रेड/ एएसटीएम ग्रेड का अथवा समान ग्रेड के अनुसार कार्बन 
स्टील सबमर्ल्ड आर्क वेल्डेड पाईप्स या एपीआई, एएसटीएम ग्रेड अथवा समान ग्रेड के अनुसार हॉट फाई स्टील बेन्ड डिग्री ; 0- 180 डिग्री " को 
संशोधित कर " एपीआई ग्रेड/ एएसटीएम ग्रेड अथवा समान के अनुसार गैर एलॉय / एलॉय स्टील सबमर्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स अथवा एपीआई, 
एएसटीएम ग्रेड या समान के अनुसार हॉट फाई स्टील बेंड डिग्री : 0 -180 डिग्री " के रूप में पढ़ा जाए । इस सिओन में कोई अन्य परिवर्तन नहीं 
है और इस प्रकार अनुमत निविष्टियों की संख्या के साथ- साथ अनुमत संबंधित मात्रा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । . 
इस अधिसूचना का प्रभाव : 

सिओन ग - 593 के तहत , अभी तक सिर्फ नॉन एलॉय स्टील से बने एचआर कॉयल/प्लेट्स ही सिओन की क्रम सं . 1 पर अनुमत 
निविष्टि थी । अब एलॉय स्टील से भी बने एचआर कॉयल /प्लेट्स की अनुमति देने हेतु निविष्टि की परिभाषा को संशोधित किया गया है ।निर्यात 
उत्पाद के विवरण को तदनुसार संशोधित किया गया है ताकि निर्यात उत्पाद में गैर एलॉय/एलॉय स्टील का प्रयोग प्रदर्शित हो । इसमें कोई अन्य 
परिवर्तन नहीं है । 

अनुप के . पूजारी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


2055G/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SEC . 1] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

· PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 2ni une, 2011 


No . 51/(RE - 2010 ) 2009 - 2014 


Subject : Modification of SION C -593 under Engineering Product Group 

F . No. 01/81/ 162 /728 /AM 10 /DES - II. In exercise of the powers conferred under Paragraph 2 .4 of the Foreign 
Trade Policy, 2009-2014 , the following amendment is made in SIONC - 593 in the Handbook of Procedure Vol. II. . 

2 . Sl. No. 1 of import list of SION C -593 is at present described as “Non Alloy HR Coil /Plates ” . Herein after it will 
bemodified to read as “ Non Alloy /Alloy Steel HR Coil/Plates , whether of alloy steel or non -alloy steel of relevant grade 
and thickness " . Corresponding export product " Carbon Steel Submerged Arc Welded Pipes as per API Grades/ASTM 
Grade or equivalent OR Hot Formed Steel Bends as per API, ASTM Grade or equivalent grade Degree ; 0 - 180 Degree ” is 
modified to read as “ Non Alloy /Alloy Steel submerged arc Welded Pipes as per APIGrades /ASTM Grade or equivalent OR 
Hot Formed Steel Bends as per API, ASTM Grade or equivalent grade Degree: 0 - 180 Degree" . There is no other change 
pertaining to this , SION , and hence both the number of inputs permitted as well as the respective quantities permitted 
would remain unchanged . 
Effect of this modification : 

. Under SION C -593 , till now only HR coil/platesmade of non - alloy steel were permitted input at Sl. No. I ofthe 
SION . Now the definition of this input is modified to permit HR coil/plates made out of Alloy steel also . Description of 
export product has accordingly been amended to reflect the usage of Non alloy/alloy steel in the export product . There is 
no other change. 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


